रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


- सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण . 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 --- Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 156 ] 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 24 , 2011 / चैत्र 3 , 1933 
No. 156 ] 

NEW DELHI, THURSDAY , MARCH 24, 2011/CHAITRA 3, 1933 

गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2011 
सा . का. नि . 253( अ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम 2001 के नियम 3, 4, 19 और 20 के साथ पठित 
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 ( 1968 का 50 ) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय औद्योगिक 
सुरक्षा बल , समूह क अग्नि काडर पद भर्ती नियम , 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात : 

. 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ . - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल , समूह क अग्नि काडर 
पद भर्ती ( संशोधन ) नियम , 2011 है । . 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समूह क अग्नि काडर पद भर्ती नियम , 2002 में : 
. ( i) नियम 2 में , वेतनमान शब्दों के स्थान पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान शब्द रखे जाएंगे : 
( i) अनुसूची में — 
( क ) स्तंभ 4 के अधीन शीर्षक वेतनमान के स्थान पर वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान शीर्षक रखा 

जाएगा : 
( ख ) स्तंभ 11 के अधीन शीर्षक " पदों की प्रतिशत " के स्थान पर " रिक्तियों की प्रतिशत " शीर्षक रखा 

जाएगा: 
( ग ) उप महानिरीक्षक ( अग्नि ) के पद के सामने , 
(i) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात् : 

" वेतन बैंड - 4 , 37, 400 - 67 ,000 + ग्रेड वेतन 8900 रु. " 
. . (ii ) स्तंभ 12 में प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है ) से संबंधित पैरा 1 के 

उप - पैरा ( क ) की मद संख्या ( ii ) की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां 
रखी जाएंगी , अर्थात् : 
"जिन्होंने समूह क / राजपत्रित सेवा में कुल 20 वर्ष सेवा की है जिसके अंतर्गत मूल काडर/विभाग 
में वेतन बैंड -4 , 37 ,400 -67,000 रु.+ ग्रेड वेतन 8700 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर 

नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई तीन वर्ष की सेवा भी है , और " 
. ( घ ) वरिष्ठ कमाण्डेंट ( अग्नि ) के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने , 


1066 GI/ 2011 . . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II- SEC . 3( )]] 


(i) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी , 
अर्थात् : 
" वेतन बैंड- 4, 37,400 - 67, 000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु. । " 
( ii ) स्तंभ 12 में , - 
( क ) पदोन्नति से संबंधित टिप्पण 1 के बाद निन्नलिखित टिप्पण शामिल किया जाएगा : 

"टिप्पणी 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए 
किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी , 2006 से पहले , उस तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन 
आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है 
नियमित आधार पर की गई सेवा को , आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित 

तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी " 
( ख ) प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है ) से संबंधित उप - पैरा ( क ) की मद 

सं .( ii ) में विद्यमान मौजूदा प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी । 
" जिन्होंने समूह क / राजपत्रित सेवा में कुल पंद्रह वर्ष सेवा की है जिसके अंतर्गत मूल 
काडर/विभाग में वेतन बैंड -3 , 15,600 -39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य में 

नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई दो वर्ष की सेवा भी है , और " 
( ग ) उप - पैरा ( ख ) की मद (iii ) के पश्चात् निम्नलिखित शामिल किया जाएगा, अर्थात् : -- 
__ "टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 

1 जनवरी, 2006 से पहले , उस तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों 
पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई 
सेवा को , सिवाय उस दशा के जहां एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड 
वेतन या वेतनमान में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद / उन पदों पर 
विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण 
प्रतिस्थापन ग्रेड है , आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या 

वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । " 
( ड. ) कमाण्डेन्ट ( अग्नि ) के पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने , 
(i ) स्तंभ 4 में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" वेतन बैंड- 3 , 15,600 -39,100 + ग्रेड वेतन 7600 रु. " 
( ii ) स्तंभ 12 में , 
( क ) पदोन्नति से संबंधित टिप्पणी के बाद निम्नलिखित टिप्पणी शामिल की जाएगी अर्थात् : 

"टिप्पणी 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी 
अधिकारी द्वारा 1 जनवरी , 2006 से पहले , उस तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की 
सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की 
गई सेवा को , आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की 

गई सेवा समझी जाएगी । " 
( ख ) " प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है ) " से संबधित उप - पैरा ( क ) की मद ( ii ) में 

विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 
" जिन्होंने समूह क / राजपत्रित सेवा में कुल ग्यारह वर्ष सेवा की है जिसके अंतर्गत मूल काडर/ 
विभाग में वेतन बैंड -3 , 15 ,600 - 39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार 

पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई दो वर्ष की सेवा भी है ; और " 
( ग ) उप - पैरा ( ख ) की मद संख्या ( iii ) के बाद निम्नलिखित शामिल किया जाएगा : -- 

"टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति पर या आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 
1 जनवरी , 2006 से पहले , उस तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर 
आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को , सिवाय 
उस दशा के जहां एक से अनधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान में 
विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद / उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड 
वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है , आयोग की सिफारिशों पर 
आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । " 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


( च ) उप कमाण्डेन्ट ( अग्नि ) के पद से संबंधित क्रम सं. 4 के सामने , 
(i ) स्तंभ 4 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी , अर्थात् : 

" वेतन बैंड-3 , 15,600 - 39 ,100 + ग्रेड वेतन 7600 रु. " 
( ii ) स्तंभ 12 में , टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण शामिल किया जाएगा: 

"टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए किसी 
अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले , उस तारीख से जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की 
सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की 
गई सेवा को , आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की 
गई सेवा समझी जाएगी । " 

. [ फा . सं. ई - 32012/1 / 98 / एल एंड आर/ का . - 2 ] 

हरीश चन्द्र , उप - सचिव ( का. 1 ) 
टिप्पण : -- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II , खंड 3 , उप - खंड (i) , में अधिसूचना सं. सा . का . नि. 794 ( अ ) , तारीख 

22 नवम्बर , 2002 प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् सा . का. नि . 299 ( अ ) , तारीख 24 मार्च, 2003 और 
सं . सा . का. नि . 29 ( अ ) , तारीख 19 अप्रैल , 2004 द्वारा संशोधन किए गए । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th March , 2011 
GS. R . 253( E ). -- In exercise of the powers conferred by Section 22 ofthe Central Industrial Security Force Act , 
1968 (50 of 1968 ) read with rules 3 , 4 , 19 and 20 ofthe Central Industrial Security Force Rules , 2001, the CentralGovernment 
herebymakes the following rules to amend the Central Industrial Security Force Group ‘ A ’ Fire Cadre Posts Recruitments 
Rules , 2002, namely :- - 

1. Short title and commencement.-- (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force , 
Group “ A ” Fire Cadre Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2011. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette 
2 . Inthe Central Industrial Security Force, Group " A " Fire Cadre Posts Recruitment Rules, 2002, - - 
(i) in rule 2 , for the words " scale ofpay" , the words “ Pay Band and Grade Pay /Pay Scale” shall be 

substituted ; 
(ii ) in the Schedule, 
(a) under column 4, for the heading “ Scale of Pay" the heading “ Pay Band and Grade Pay or Pay 

Scale " shall be substituted ; 
( b ) under column 11 , inthe heading , for the words, “ percentage of posts " the words " percentage 

of vacancies " shall be substituted ; 
( c) against the post of Deputy Inspector General ( Fire ), 

in column 4 , for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 
" pay band- 4 , Rs. 37400 - 67000 plus grade pay Rs. 8900 %; 
in column 12 , relating to " Promotion / deputation ( including short- term contract)” , for 
the existing entries in item ( ii ) of sub- para ( a) in para 1, the following entries shall be 
substituted , namely : 
" with total twenty years Group ‘ A /Gazetted service including three years service in the 
grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band - 4 , 
Rs. 37, 400-67,000 with grade pay Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre / department; 

and "; 
( d ) against serial number 2 relating to the post of Senior Commandant ( Fire ), --- 
(i) . in column 4, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely : 

" pay band-4, Rs. 37400 -67000 plus grade pay Rs . 8700 "; 
(ii ) in column 12, 
(a) after Note 1: relating to promotion , the following note may be inserted , namely : -- 

“ Note 2 . - For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , 
the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006 , 
the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the 
recommendations of the Commission ." ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II Sec. 3(1)] 


(b) relating to “ Deputation (including short- term contract )” for the existing entries in 

item (ii) of sub -para (a ), the following entries shall be substituted , namely : 
“ with total fifteen years Group A /Gazetted service including two years service in 
the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Pay Band -3 , 
Rs . 15600 - 39100 with grade pay Rs.7600 or equivalent in the parent cadre or 
department; and " ; 
after item ( iii ) of sub - para (b ), the following shall be inserted , namely : 
“ Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis, the 
service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January of 2006 , the 
date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the 
recommendations of the Commission except where there has been merger ofmore 
than one pre -revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay 
scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay 

or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation ." ; 
(e ) against serial number 3 relating to the post of Commandant (Fire ), 
() in Column 4 for the existing entries, the following entries shall be substituted , namely : 

" pay band-3 , Rs. 15600 -39100 + grade pay Rs. 7600 " ; 
. . . (ii) in column 12 , 

(a ) after note relating to promotion , the following note shall be inserted , namely : 

“ Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion , 
the service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January of 2006 , 
the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the 
recommendations of the Commission ." ; 
relating to “ Deputation (including short-term contract )” for the existing entries in 
item (ii) of sub -para ( a ), the following entries shall be substituted , namely : 
“ with total eleven years Group A /Gazetted service including two years service in 
the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band -3 , 
Rs. 15600 -39100 with grade pay Rs. 6600 or equivalent in the parent cadrel 
department; and " ; 
after item (iii) of sub - para (b ), the following shall be inserted namely : 
“ Note : For the purposes of appointment on deputation or absorption basis , the 

dered on a regular basis by an officer prior to Ist January of 2006 , the 
date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be deemed to be service 
rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the 
recommendations of the Commission except where there has been merger ofmore 
than one pre - revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay 
scale , and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay 

or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation ." ; 
(f) against serial number 4 relating to the post of Deputy Commandant (Fire ) -- 
(1) in column 4 , for the existing entries , the following entries shall be substituted ,namely : 

"*pay band -3 , Rs . 15600 -39100 plus grade pay Rs . 7600 " ; 
in column 12 , after Note 1, the following note shall be inserted , namely : 
“ Note 2 : For the purpose ofcomputing minimum qualifying service for promotion ,the 
service rendered on a regular basis by an officer prior to Ist January of 2006 , the date 
from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission 
recommendations has been extended , shall be deemed to be service rendered in the 
corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the 
Commission ." ; 

[ F . No . E - 32012 / 1/ 98 /L & R / Pers . Il ] 

HARISH CHANDER , Dy. Secy. (Pers. I) 
Note : — The principal rules were published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section (i) vide 

notification No. G .S . R . 794 ( E ), dated the 22nd November, 2002 , G . S .R . 299 (E ), dated the 24th March , 2003 and 
: No. G . S .R . 29 (E ), dated the 19th April , 2004 . 


rade 
aut Pays 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


